निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 160 ) 


7 फाल्गुन 1931 ( श0 ) 
पटना, शुक्रवार, 26 फरवरी 2010 


सं0 3ए- 2- वे0पु0- 16 / 09 - 2110 

वित्त विभाग 


संकल्प 

___ 26 फरवरी 2010 
विषयः - वित्त विभागीय संकल्प सं0 -630, दिनांक 21 जनवरी 2010 में संशोधन । 

राज्य सरकार द्वारा अपने सेवी वर्ग के लिए केन्द्र के अनुरूप वेतन पुनरीक्षण, वित्त विभागीय संकल्प सं0 630 , 
दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा किया गया है । 

2 . वित्त विभाग के संकल्प 363वि0( 2 ), दिनांक 17 जनवरी 2009 द्वारा निम्नांकित छः राज्य सेवाओं को प्रीमियर 
राज्य सेवा घोषित करते हुए 8000- 13500 का प्रवेश वेतनमान निर्धारित किया गया था । तथा औपबंधिक रूप से पुनरीक्षित 
वेतन संरचना में पे-बैंड -3 के अर्न्तगत ग्रेड- वेतन 5400 रू0 प्रदान करने का निर्णय लिया गया था । राज्य सरकार द्वारा 
गठित वेतन समिति ने अपने प्रतिवेदन की कंडिका 4. 3 में पुनरीक्षित वेतन संरचना में इन सेवाओं के लिए वर्णित 
अपुनरीक्षित वेतनमान एवं पुनरीक्षित वेतन संरचना का उल्लेख किया है जिसे वित्त विभाग के उपर्युक्त वर्णित संकल्प में 
यथारूप नहीं दर्शाया जा सका । अतः इसे निम्न प्रकार संशोधित समझा जायः – 


पुनरीक्षित वेतनमान 


क्र० 
सं0 | 


पदनाम 
( मूलकोटि ) 


अपुनरीक्षित वेतनमान 


अभ्युक्ति 


पे -बैंड 


| ग्रेड - पे 


1 | बिहार प्रशासनिक सेवा 


6500 - 10500 ( 8000 - 13500 ) 


___ 2 


5400 


चार वर्ष की सेवा 
एवं सेवा संपुष्टि के पश्चात् 

ग्रेड-पे -5400 , पे-बैंड- 3 


2 | बिहार पुलिस सेवा 


। 


6500- 10500 ( 8000- 13500 ) 


5400 


यथोपरि 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 26 फरवरी 2010 


पुनरीक्षित वेतनमान 


क्र० 


पदनाम 
( मूलकोटि ) 


अपुनरीक्षित वेतनमान 


अभ्युक्ति 


सं0 


पे -बैंड 


ग्रेड- पे 


5400 


यथोपरि 


5 400 | 


यथोपरि 


| बिहार स्वास्थ्य सेवा 
| 4 | बिहार भेटेनरी सेवा 
5 | बिहार अभियंत्रण सेवा 

| बिहार वित्त सेवा 


6500- 10500 ( 8000 - 13500 ) ___ 2 
6500 -10500 ( 8000 - 13500) 2 
6500 - 10500 ( 8000 - 13500 ) 
6500- 10500 ( 8000 - 13500) || 2 


5400 


यथोपरि 


5400 


यथोपरि 


3. बिहार श्रम सेवा ( तकनिकी) में इंसपेक्टर ऑफ ब्वायलर्स पद का पुनरीक्षित वेतनमान वेतन पुनरीक्षण आदेश के 
शेड्यूल -III में उल्लेख नहीं किया जा सका है । यह पद इंसपेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज के पद के समकक्ष है जिसका अपुनरीक्षित 
वेतनमान 6500 - 10500 था । इसका पुनरीक्षित वेतनमान पी0बी0 - 2 + ग्रेड पे 4800 है जो चार वर्ष की सेवा एवं सेवा 
संपुष्टि के पश्चात पे बैंड -3, ग्रेड पे 5400 में परिवर्तित होगा । 

4. वेतन समिति के प्रतिवेदन की कंडिका 3.20.9 में श्री कृष्ण कुमार यादव, अधीक्षक स्टेट गेस्ट हाउस को 
सरकार के विशेष आदेश के क्रम में उनके कार्यकाल तक इस पद पर पी0बी0 -3 + 5400 वेतनमान दिए जाने की अनुशंसा की 
गई । उनके पद से हटने के साथ ही इस पद का वेतनमान पी0बी0- 2 + 4200 रहेगा, जो शेड्यूल- III में दर्शाया गया है । 
अतः श्री कृष्ण कुमार यादव का पी0बी0-3 + 5400 के वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण किया जायेगा । 

___ 5. उक्त संकल्प की कंडिका-7 ( A)(ii ) में " Grade- pay corresponding to the post as 
indicated in schedule -III will be payable " अंकित है । इसे " Grade- pay corresponding to 
the existing scale will be payable " समझा जाए । 

6 . वर्तमान में अन्य सभी सेवा/ संवर्ग/ पद के संबंध में अधिसूचित ग्रेड -पे एवं वेतन बैंड यथावत् रहेंगे । 
आदेशः- यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रबीन्द्र पवार , 
सचिव ( संसाधन) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 160 - 571 + 1000- डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih . nic. in 


